निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1030 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 दिसम्बर 2016 


स्वास्थ्य विभाग 


संशोधित अधिसूचना 

28 नवम्बर 2016 
सं0 6 / एन0 - 13 - 94 / 2010 - 1112(6) — पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक - 231( 6), दिनांक 13.05.2015 
के माध्यम से बिहार उड़ीसा परिचारिका निबंधन की धारा 3(1)(2 ) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार परिचारिका 
निबंधन परिषद का पूर्ण स्वरूप में पुनर्गठन किया गया था जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 3 (2)(b ) के 
अधीन सरकार द्वारा पूर्व नामित डॉ0 बसंत सिंह , गोलघर क्लिनिक गोलघर, पटना को गैर नामित (denominate ) 
करते हुए उनके स्थान पर महिला चिकित्सक डॉ० आसमा परवीण , स्थायी पता - फ्लैट नं0 – 302, माँ भगवती कॉम्पलेक्स , 
बोरिंग रोड चौराहा, पटना को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद के सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामित किया 
जाता है । 

2. पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक - 231 (6), दिनांक 13.05. 2015 के शेष अंश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शेखर चन्द्र वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1030 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


